y 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 फाल्गुन , 1940 ( श ० ) 


संख्या- 168 राँची, बुधवार , 


27 फरवरी , 2019 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
28 जनवरी, 2019 


. 


, 


संख्या- राजभाषा/ स्थापना-03/ 2017 का०-780-- विभागीय प्रोन्नति समिति की 
अनुशंसा के आलोक में श्री मिथिलेश नारायण सहायक निदेशक, कार्मिक , प्रशासनिक 
सुधार तथा राजभाषा विभाग ( मुख्यालय ), राँची को उप निदेशक ( वेतनमान PB-III रू ० 
15,600-39,100 ग्रेड पे- 6,600 तदनुसार पुनरीक्षित वेतन लेवल- 11) के पद पर 
प्रोन्नति देते हुए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (मुख्यालय), राँची में 
पदस्थापित किया जाता है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार, 27 फरवरी, 2019 


संख्या- राजभाषा/ स्थापना-03/ 2017 का०-781-- विभागीय प्रोन्नति समिति की 
अनुशंसा के आलोक में श्री करुणानन्द तिवारी सहायक निदेशक , कार्मिक , प्रशासनिक 
सुधार तथा राजभाषा विभाग (मुख्यालय), राँची को उप निदेशक ( वेतनमान PB-III रू ० 
15,600-39,100 ग्रेड पे- 6,600 तदनुसार पुनरीक्षित वेतन लेवल- 11) के पद पर 
प्रोन्नति देते हुए कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (मुख्यालय ), राँची में 
पदस्थापित किया जाता है । 


2. प्रोन्नत पदाधिकारियों को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 58 के आलोक में 
पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत पद का वित्तीय लाभ देय होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


चन्द्रभूषण प्रसाद , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 168 50 


